निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 119 ) पटना , शुक्रवार , 9 फरवरी 2018 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


शुद्धि - पत्र 

9 अक्तूबर 2017 
सं0 2 / वि0 - 20 -18 / 2014 गृ0आ0 - 6496 — श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, विशेष 
शाखा, बिहार, पटना के केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना में संविदा के आधार पर नियोजन से संबंधित 
विभागीय अधिसूचना सं0 - 3061 दिनांक 12.04. 2017 की कंडिका - 1 में अंकित पाठ - "नियोजन अवधि दिनांक 
24.04. 2017 से आगे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है, को – "नियोजन की अवधि दिनांक 29.04. 2017 से 
आगे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है " पढ़ा जाय । 

अधिसूचना सं0 - 3061 दिनांक 12.04.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । अधिसूचना का शेष पाठ 
यथावत रहेगा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 119-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


